निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( ) 
पटना, बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं0 पटना 53) 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- - - - - 


अधिसूचना 


20 दिसम्बर 2012 


सं0 वन भूमि - 03 / 2007 681( ई०) / प०व० — भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम XIV , 1927 ) की 
धारा - 29 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त वन अधिनियम के अध्याय - iv के प्रावधानों के 
अन्तर्गत् इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से गया जिले के निम्नलिखित अनुसूची के अनावाद पुरानी परती एवं पहाड़ 
भूमि को ‘ सुरक्षित वन घोषित करते है । 


बिहार राज्यपाल के विचार में उक्त भारतीय वन अधिनियम की धारा - (3 ) के अधीन राज्य सरकार एवं आम 
जन के अधिकारों के विस्तार एवं उनके स्वभाव की अपेक्षित जाँच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक 
समय लगेगा कि इस बीच सरकार के अधिकार संकट में आ जायेंगे । अपेक्षित जाँच एवं अधिकारों के अभिलेख जो इस 
अधिसूचना के बाद तैयार होंगे उस समय तक आम जन के अथवा समुदाय के अधिकार विधमान स्वरूप में प्रभावी 
रहेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2013 

अनुसूची 


गया वन प्रमंडल, गया रेवेन्यू थाना, अतरी वन क्षेत्र, अतरी अंचल व पुलिस थाना अतरी 


क्र०स० 


गॉव का नाम 


खाता स० 


खेसरा सं० 


रकवा 


मौजा का 
थाना सं० 


( एकड़ ) 


5 


पुनाड़ 


168 


421 


2929 


3.54 


4499 


2. 66 


कुल 


6 . 20 


अर्थात् 6. 20 एकड़ ( छ: एकड़ बीस डिसमिल ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


गिरीश कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 53 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


